निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


7 भाद्र 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 762 ) पटना , मंगलवार , 29 अगस्त 2017 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

28 अगस्त 2017 
सं० 3 / एच० - 02 / 2016 - 10997 - सा०प्र० — राज्य निर्वाचन आयोग , बिहार, पटना के पत्र संख्या 
न. नि . - 50 - 114 / 2017 - 3682 दिनांक 16. 08.2017 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में बेगूसराय जिलान्तर्गत नगर 
पंचायत, बखरी एवं तेघड़ा क्षेत्रों में दिनांक 29.08.2017 (मंगलवार) को बिहार नगरपालिका अधिनियम , 2007 की धारा 
471 में निहित प्रावधानों के आलोक में सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है । 
यह अवकाश सिर्फ निर्वाचनाधीन नगरीय क्षेत्रों में ही लागू होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र राम, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 762 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


